रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , दिसम्बर 1 , 2018 / अग्रहायण 10 , 1940 
NEW DELHI , SATURDAY , DECEMBER 1, 2018/ AGRAHAYANA 10, 1940 


सं . 4661 ] 
No. 4661 ] 


कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि , सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 1 दिसम्बर , 2018 
का . आ . 5887 ( अ ). - केंद्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक ( अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित ) (नियंत्रण) आदेश , 1985 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् : 
1. (1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक ( अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित ) 

(नियंत्रण ) (पाँचवाँ ) संशोधन आदेश, 2018 है । 
( 2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 
2. उर्वरक ( अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) आदेश, 1985,(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश 

कहा गया है ) में , अनुसूची । के भाग क में , 100 % जल में विलेय समिश्र उर्वरक और उससे संबन्धित 
प्रविष्टियों से संबन्धित उपशीर्षक 1( झ ) के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्षक और प्रविष्टियां अंत : स्थापित 
की जाएंगी , अर्थात्: 
" 1( ञ). फायदाग्राही तत्व उर्वरक 
1. आर्थोसिलिसिस अम्ल ( ओ एस ए) 2.0 % डब्ल्यूएसएल 


आर्थोसिलिसिस अम्ल [ Si( OH) 4], भार के आधार पर प्रतिशत , न्यूनतम 2.0 
( / पादप उपलब्ध सिलिकान ( Si) समतुल्य , भार के आधार पर 
प्रतिशत , न्यूनतम 

| [0. 6 ] 


6939 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii)] 


पी . एच.(200 सी पर आसुत जल 1 % घोल ) 


1 . 7 - 2. 2 


पानी में अघुलनशील पदार्थ, भार के आधार पर प्रतिशत , आधिकतम 0 . 5 
आपेक्षिक घनत्व( ग्रा / मि ) 

1 .07- 1.15 
सोडियम( Naके रूप में ) भार के आधार पर प्रतिशत , आधिकतम 0 . 10 
कुल क्लोराइड ( C1 के रूप में ) भार के आधार पर प्रतिशत , आधिकतम 4. 00;" 


3. उक्त आदेश के अनुसूची - III में “ जैव उर्वरकों का विनिर्देश " से संबन्धित भाग क में , 
(i) "Tतरल आधारित " शब्द जहां भी वे आते हैं , के स्थान पर “ Tतरल आधारित या जिलेटिन आधारित कैप्सूल ” शब्दों 
को रखा जाएगा ; 
(ii) “माइकोरिजल जैव उर्वरक ” से संबन्धित क्रम संख्यांक 5 में ; 
(क ) मद (ii) में स्तम्भ ( 2) के अधीन प्रविष्टियों में , कोष्ठक, अंकों और अक्षरों " (60 बी एसएस )” के 

पश्चात् निम्नलिखित अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 
" दानों की स्थिति में पदार्थ का 90 प्रतिशत 6 मिमी भारतीय मानक छलनी से निकल जाएगा ”-; 
( ख ) मद( iii) में स्तम्भ ( 2 ) के अधीन प्रविष्टियों में “ 8- 12 " अंकों के स्थान पर “12” अंकों को रखा 
जाएगा । 

[ फा . सं . 2 -4/ 2018उर्व. विधि ] 
नीरजा अदिदम , संयुक्त सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में सा . का .नि . 758 ( अ ) 
तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना का . आ . 3720 ( अ), तारीख 30 जुलाई, 2018 
द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था । 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
(Department of Agriculture , Cooperation and Farmers Welfare ) 

ORDER 

New Delhi, the 1st December , 2018 
S. O . 5887 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act , 
1955 (10 of 1955 ), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser 
( Inorganic, Organic or Mixed ) (Control) Order, 1985 , namely : 
1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic , Organic or Mixed ) (Control) (Fifth ) Amendment 

Order, 2018. 
(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
2 . In the Fertiliser ( Inorganic , Organic or Mixed ) (Control) Order, 1985 , (hereinafter referred to as said order ) 
in Part A of Schedule I, after sub -heading 1 (i) relating to 100 % Water Soluble Complex Fertiliser, and the 
entries relating thereto , the following sub - heading and entries shall be inserted , namely: 
“ 1 (j). BENEFICIAL ELEMENT FERTILISER 
1. Ortho Silicic Acid (OSA ) 2 .0 % WSL 


(/Plant 


Ortho Silicic Acid [Si(OH ) 4], per cent by weight, minimum 
available Silicon (Si) equivalent, per cent by weight minimum ] 


2 .0 
[ 0. 6 ] 


[ 411 II - 


05 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . 


1 .7 - 2 .2 


0 .5 


pH ( 1 % solution in distilled water @ 20°C ) 
Matter insoluble in water percent by weight maximum 
Specific Gravity (g /m ) 
Sodium (as Na) per centby weight, Maximum 
Total Chloride (as C1) per cent by weight,Maximum 


1 .07- 1 . 15 
0 . 10 
4 .00 ;” . 


3 . In Schedule III to the said order, in Part A , relating to “ Specifications Bio Fertiliser,” 
(i) for the words “ liquid based ” , wherever they occur, the words " liquid based or capsule in gelatin base” shall 
be substituted ; 
(ii) in serial number 5 , relating to “ Mycorrhizal Biofertilisers” ; 
(a ) in item ( ii ), in the entries under column ( 2), after the brackets , figures and letters “ (60 BSS )” ,the following 
shall be inserted , namely ; 
“ In case of granules, 90 per cent of the material shall pass through 6 mm IS sieve” -; 
(b ) in item (iii), in the entries under column (2 ), for the figures “ 8- 12” , the figures “ 12” shall be substituted . 

[ F . No. 2 -4 / 2018 Fert. Law ] 

NEERAJA ADIDAM , Jt. Secy . 
Note : The Principal notification was published in the Gazette of India , Part II , section 3 , sub -section (i) 

vide notification G .S .R 758 ( E ) dated 25 -11 - 1985 and last amended vide number S . O . 3720 ( E ) dated 
30th July , 2018. 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJ KUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2018. 12 .03 

22:22:07 + 05 30 


